निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 804) 


5 पौष 1933 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 26 दिसम्बर 2011 


ऊर्जाविभाग 


-- 


- - 


- - 


अधिसूचना 

31 अक्तूबर 2011 
सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 24 / 2011 - 4724 - 15 — माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 
3408 / 2010 अशोक कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14 अक्तूबर 2011 को पारित न्यायादेश 
के आलोक में श्री अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, जिन्हे ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 14, 
दिनांक 28 सितम्बर 2011 द्वारा ऊर्जा विभाग में समायोजित किया गया था , की सेवाएँ भवन निर्माण विभाग में विद्युत 
कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित करने हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौपी जाती है । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अजय नायक , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 804-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


